than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 ज्येष्ठ , 1937 ( श० ) 
संख्या 370 राँची, मंगलवार 

26 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


22 मई, 2015 


संख्या- 1/विविध- 834/ 06 का . : 4608-- सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री राजीव अरूण एक्का , भा . प्र. से. ( झाः94 ) के दिनांक 21 मई, 2015 से अर्जित अवकाश पर 
प्रस्थान करने के फलस्वरूप उनकी अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए श्री नितिन मदन कुलकर्णी, 
भा. प्र. से. ( झाः95 ), सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ सचिव , 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र भूषण प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 370 – 50 | 


